रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


का 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 28122020-223954 

CG - DL - E - 28122020-223954 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III- खण्ड 4 
PART III — Section 4 

- 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 564 ] 
No.564 ] ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 24 , 2020 / पौष 3 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 24 , 2020 / PAUSHA 3 , 1942 


द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 

( संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित ) 


शुद्धि - पत्र 


नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 2020 


सं . 1 - सीए ( 5 ) / 71 ए / 2020 . भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग III , खंड 4 सं . 406 , तारीख 30 सितंबर , 
2020 में प्रकाशित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की अधिसूचना सं . 1 - सीए ( 5 ) / 71 / 2020 , तारीख 30 सितंबर , 
2020 , जिसमें 31 मार्च , 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखे सम्मिलित थे , 
के अंग्रेजी पाठ में प्ररूप / पंक्ति संबंधी त्रुटियां पाई गई थीं । इस शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार इन 
शुद्धियों को सुधारा जा रहा है : -- 


1 . 


पृष्ठ 228 - तुलनपत्र की सारणी में , 


क ) “ निधियों के स्रोत ” शब्दों के ऊपर स्तंभ ( 1 ) में क्रम सं . 1 दिखाई दे रहा है , जिसे “ निधियों के स्रोत ” शब्दों के 

सामने पढ़ें । 


ख ) तुलनपत्र की सारणी के नीचे , 


i ) अध्यक्ष का नाम दो पंक्तियों में मुद्रित हुआ है , जिसे अब एक ही पंक्ति में एक साथ पढ़ें । 


6327GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC.41 


ii ) सीए फर्म रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अगली पंक्ति में मुद्रित हुआ है , 

जिसे अब “ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्यांक " शब्दों के साथ एक ही पंक्ति में पढ़ें । 


2 . 


पृष्ठ 229 – आय और व्यय के विवरण की सारणी के नीचे “ परिषद् के लिए और उसकी ओर से ” शब्द दो पंक्तियों में 
मुद्रित हुए हैं , जिन्हें अब एक ही पंक्ति में एकसाथ पढ़ें । 


3 . 


पृष्ठ 230 - नकद प्रवाह विवरण की सारणी में , 


क ) 


" चालू निवेशों का विक्रय / मोचन / ( क्रय ) ” और “ प्राप्त हुई अन्य निधियां / ( उपयोग ) " शब्दों के सामने स्तंभ 
( 1 ) में आने वाले क्रम सं . 2 और 3 अपने अभिहित स्थानों से नीचे मुद्रित हुए हैं , जिन्हें अब क्रमश : 
" निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह ” और “ वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह " के सामने 
पढ़ें । 


ख ) 


क्रम सं . 3 के नीचे , " नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध अभिवृद्धि / ( कमी ) ( क + ख + ग ) " शब्द दो पंक्तियों में 
मुद्रित हुए हैं , जिन्हें अब एक ही पंक्ति में एकसाथ पढ़ें । 


ग ) 


स्तंभ ( 2 ) के कुछ वर्णनों के सामने स्तंभ ( 3 ) और ( 4 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं है और वे 
वर्णन के नीचे मुद्रित हुए हैं और इसलिए सही आंकडों को निम्नानुसार पढ़ें 


i ) क्रम सं . 1 के अधीन आंकडे –31 मार्च , 2020 और 2019 को समाप्त हुए वर्षों के लिए प्रचालन 

क्रियाकलापों से नकद प्रवाह , “ पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष ” , “ अवक्षयण और 
परिशोधन संबंधी व्यय " , " ऐसे प्रावधान , जो अब अपेक्षित नहीं हैं , अपलिखित ” , “ संदेहास्पद अग्रिमों 
के लिए प्रावधान " , " ब्याज संबंधी आय ” , “ सदस्यों से प्रवेश फीस , जिसे सीधे आरक्षिती को आबंटित 
किया गया है " , " कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष ” से संबंधित आंकडों को क्रमश : 
“ 29,919 28,339 ” , “ 3,392 2688 " , " ( 255 ) , ( 445 ) ” , “ - , 4 ” ( 13,523 ) ( 11,332 ) " , " 604 , 
387 " और " 20,137 , 19,641 " के रूप में पढ़ें । 


> 


ii ) क्रम सं . 1 के अधीन आंकडे — कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन : 31 मार्च , 2020 और 2019 को समाप्त 

हुए वर्षों के लिए प्रचालन आस्तियों में ( अभिवृद्धि ) / कमी और प्रचालन दायित्वों में अभिवृद्धि / ( कमी ) 
के लिए समायोजन में , “ वस्तु सूचियां ” , “ दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम " , “ अल्पकालिक ऋण और 
अग्रिम " और " अन्य दीर्घकालिक दायित्व " , " दीर्घकालिक प्रावधान " , " व्यापार संबंधी देय ” , 

“ अन्य 
चालू दायित्व ” , “ अल्पकालिक प्रावधान ” , “ आय - कर ( संदत्त ) / प्राप्त ( शुद्ध ) ” और “ प्रचालन क्रियाकलापों 
से हुई आय ( अ ) ” से संबंधित आंकडों को क्रमश : “ ( 1 ) , 601 " , " ( 198 ) , 216 " , “ ( 1,579 ) , ( 585 ) " , 
“ 521 , 372 " , " 3,684 , 2,350 " , " 1,067 , 900 " , " ( 3,815 ) , ( 218 ) ” , “ ( 669 ) , 321 " , " ( 214 ) , 
( 252 ) ” और “ 18,933,23,346 " के रूप में पढ़ें । 


iii ) क्रम सं . 2 के अधीन आंकडे— 31 मार्च , 2020 और 2019 को समाप्त हुए वर्षों के लिए निवेश 

क्रियाकलापों से “ गैर - चालू निवेशों का विक्रय / मोचन / ( क्रय ) ” , “ चालू निवेशों का विक्रय / मोचन / ( क्रय ) " , 
“ संपत्ति , संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय ” , “ संपत्ति , संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम " , 
“ उद्दिष्ट और अन्य निधियों में कमी " , " प्राप्त ब्याज आय ” और “ निवेश संबंधी क्रियाकलापों में 
( प्रयुक्त ) नकद ( आ ) ” से संबंधित आंकडों को क्रमश : “ 8,420 , ( 41,642 ) ” , “ ( 3,092 ) , ( 2,411 ) " , 


[ भाग III— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


" ( 7,001 ) , ( 4,273 ) " , " 646 , 271 " , " ( 29,726 ) , 16,765 " , " 11,752 , 9,820 " BİR " ( 19,001 ) , 
( 21,470 ) ” के रूप में पढ़ें । 


iv ) क्रम सं . 3 के अधीन आंकडे— 31 मार्च , 2020 और 2019 को समाप्त हुए वर्षों के लिए वित्तपोषण 

क्रियाकलापों से नकद प्रवाह से , “ प्राप्त अभिदाय ” , “ प्राप्त / ( प्रयुक्त ) अन्य निधि ” और “ वित्तपोषण 
क्रियाकलापों से नकद ( इ ) ” से संबंधित आंकडों को क्रमश : “ 154 , 27 " , " ( 50 ) , ( 15 ) ” और “ 104 , 
12 " के रूप में पढ़ें । 


v ) क्रम सं . 3 के अधीन आंकडे —31 मार्च , 2020 और 2019 को समाप्त हुए वर्षों के लिए “ नकद और 

नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि / ( कमी ) ( अ + आ + इ ) ” , “ वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य ” और 
“ वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य ” से संबंधित आंकडों को क्रमश : “ 36 , 1,888 " , " 8,712 , 
6,824 " और " 8,748,8,712 " के रूप में पढ़ें । 


घ ) 


सारणी के नीचे संपरीक्षक रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी का सदस्यता संख्यांक अगली पंक्ति में मुद्रित 
हुआ है , जिसे अब “ भागीदार " शब्द के साथ एक ही पंक्ति में पढ़ें । 


4 . 


पृष्ठ सं . 235- सारणी के ऊपर टिप्पण # 3 आरक्षितियां और अधिशेष में “ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान " 
शब्दों के पश्चात् “ वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण " शब्द एक ही पंक्ति में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब 
अगली पंक्ति में पढ़ें । 


5 . 


पृष्ठ 236 


क ) 


सारणी के ऊपर टिप्पण # 4 उद्दिष्ट निधियों में “ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ” शब्दों के पश्चात् 
“ वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण " शब्द एक ही पंक्ति में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब अगली 
पंक्ति में पढ़ें । 


सारणी के ऊपर टिप्पण # 5 अन्य दीर्घकालिक दायित्वों में “ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान " शब्द दो 
पंक्तियों में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब एक ही पंक्ति में पढ़ें । 


ग ) 


सारणी के ऊपर टिप्पण # 5 अन्य दीर्घकालिक दायित्वों में “ वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण " 
शब्द दो पंक्तियों में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब एक ही पंक्ति में पढ़ें । 


6 . 


पृष्ठ 237 – सारणी के ऊपर टिप्पण # 6 : प्रावधान में " ( लाख रुपए में ) " शब्द आंकडों के ऊपर मुद्रित नहीं हुए हैं 
और उन्हें अब “ ( लाख रुपए में ) " शब्दों के रूप में पढ़ें । 


7 . 


पृष्ठ 238 – सारणी के ऊपर टिप्पण # 9 में “ सकल ब्लॉक " शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब “ संपत्ति , संयंत्र 
और उपस्कर " शब्दों के पश्चात् पढें । 


8 . 


8 


पृष्ठ 239 – सारणी के लिए , टिप्पण सं . # 10 : अमूर्त आस्तियों में , 


क ) सारणी के ऊपर “ ( लाख रुपए में ) ” शब्द पृष्ठ के मध्य मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब पृष्ठ के दायीं ओर पढ़ें । 


ख ) “ परिवृद्धियां ” शब्द के पश्चात् “ अंतरण / विलोप " शब्द मुद्रित हुए हैं , उन्हें अब अगली पंक्ति में पढ़ें । 


ग ) स्तंभ ( 1 ) के कुछ वर्णनों के सामने स्तंभ ( 2 ) और ( 3 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं है और वे 

वर्णन के नीचे मुद्रित हुए हैं और इसलिए सही आंकडों को निम्नानुसार पढ़ें- 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART III - SEC.4 ] 


i ) “ अंतरण / विलोप " शब्दों के सामने 31 मार्च , 2019 को समाप्त हुए वर्षों में , शीर्ष “ वर्ष के आरंभ 

में परिशोधन " के अधीन आंकडों को " - , 13 " के रूप में पढ़ें । 


9 . 


पृष्ठ 240- सारणी , टिप्पण # 12 : निवेश 


क ) सारणी के ऊपर " ( लाख रुपए में ) " शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब “ ( लाख रुपए में ) ” शब्दों के रूप 

में दायीं ओर पढ़ें । 


ख ) बिन्दु सं . अ के अधीन , “ बही मूल्य ( अ ) ” , “ बाजार मूल्य ” और “ कोट न किया गया ( बही मूल्य ) ” शब्द दो 

पंक्तियों में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब एकसाथ एक पंक्ति में पढ़ें । 


ग ) बिन्दु सं . अ - केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां के लिए स्तंभ ( 1 ) के कुछ वर्णनों के सामने स्तंभ ( 2 ) , ( 3 ) , 

( 4 ) और ( 5 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं हैं और वे वर्णनों के ऊपर मुद्रित हुए हैं और 
इसलिए सही आंकडों को निम्नानुसार पढ़ें- 


i ) “ बही मूल्य ( अ ) " , " कोट किया गया मूल्य ” और “ कोट न किया गया ( बही मूल्य ) ” के लिए 

31 मार्च , 2020 और 2019 को यथाविद्यमान गैर - चालू और चालू स्तंभ के लिए आंकडों को 
क्रमश : " 57,73061,305 , 2,508 , - " , " 2571,6109,2517 , - " और " 55,200 , 55,200 , 

" के रूप में पढ़ें । 


घ ) बिन्दु सं . आ के अधीन राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में “ 8.18 % आंध्र प्रदेश एसडीएल 2020 " और 

“ एसजीएस ( i ) ” शब्द दो पंक्तियों में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब एकसाथ एक ही पंक्ति में पढा जाए । 


ङ ) बिन्दु सं . आ के अधीन राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में स्तंभ ( 1 ) के कुछ वर्णनों के सामने स्तंभ ( 2 ) , 

( 3 ) , ( 4 ) और ( 5 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं हैं और वे वर्णनों के ऊपर मुद्रित हुए हैं और 
इसलिए सही आंकडों को निम्नानुसार पढें- 


i ) “ 1. 7.86 % राजस्थान उदय 2019 " , " 2. 8.01 % राजस्थान उदय एसडीएल 2020 " , “ 3 . 

8.18 % आंध्र प्रदेश एसडीएल 2020 " , " 4. 8.20 % पंजाब एसडीएल 2019 " , " 5. 8.39 % 
राजस्थान उदय बंधपत्र 2021 " , " 6. 8.39 % राजस्थान उदय एसडीएल 2022 " , " 7. 8.44 % 
उत्तर प्रदेश उदय 2023 " , " 8. 8.45 % कर्नाटक एसडीएल 2024 " , " 9. 8.45 % कर्नाटक 
एसडीएल 2024 " , " 10. 8.45 % पंजाब एसडीएल 2023 " , " 11. 8.49 % आंध प्रदेश पी 
एसडीएल 2020 ” , “ 12. 8.62 % महाराष्ट्र एसडीएल 2023 " , " 13. 8.75 % पश्चिमी बंगाल 
जीएस 2022 " , " 14. 08.85 पंजाब एसडीएल 2019 ” और “ एसजीएस ( i ) ” शब्दों के सामने 
31 मार्च , 2020 और 2019 को यथाविद्यमान गैर - चालू और चालू स्तंभ के लिए आंकडों को 
क्रमश : 

2,910 " , " - , 2,497 , 2,499 , - " , " > , 1,506 , 1,501 , - " , " - , - , - , 1,003 " , 
" 3,836 , 3,870 , - , - " , " 1,518 , 1,527 , - , - " , " 1,003 , 1,004 , - , - " , " 3,048 , 3,058 , - , 
" , " 2,032 , 2,038 , - , - " , " 2,543 , 2,557 , - , - " , " > , 1,510 , 1,501 , - " , " 508 , 511 , - , 

- , - " , 
" " 506 , 510 , - , - " , " - , - , - , 1,004 " और " 14,994,20,588 , 5,501 , 4,917 " के रूप में पढ़ें । 


> 


, 


) 


10. पृष्ठ 241 - टिप्पण # 12 : निवेशो की सारणी 


क ) सारणी के ऊपर “ ( लाख रुपए में ) ” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब “ ( लाख रुपए में ) ” शब्दों के रूप 

में दायीं ओर पढ़ें । 


[ भाग III— खण्ड 4 ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


ख ) सारणी में , क्रम सं . 41 के नीचे , “ एसजीएस ( ii ) " शब्द दो पंक्तियों में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब एकसाथ 

एक ही पंक्ति में पढ़ें । 


11. पृष्ठ 242 


क ) सारणी के ऊपर “ ( लाख रुपए में ) ” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब “ ( लाख रुपए में ) ” शब्दों के रूप 

में दायीं ओर पढ़ें । 


ख ) टिप्पण # 14 : ऋण और अग्रिमों की सारणी में , स्तंभ ( 1 ) के कुछ वर्णनों के सामने स्तंभ ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) 

और ( 5 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं है और वे वर्णनों के नीचे मुद्रित हुए हैं और इसलिए 
सही आंकडों को निम्नानुसार पढ़ें 


i ) “ ग ) इनपुट कर प्रत्यय ” , “ घ ) उपदान के लिए योजना आस्तियां ( दायित्वों का शुद्ध ) ” , “ ङ ) 

सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी ” , “ च ) i ) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम " , " ii ) अन्य 
प्राप्य " और " संदेहास्पद प्राप्यों के लिए प्रावधान " के लिए 31 मार्च , 2020 और 2019 को 
यथाविद्यमान गैर - चालू और चालू स्तंभ के लिए आंकड़ों को क्रमश : ; - , 2,032 , 1,230 " , " . 
- , 168 , - " , “ S , - , 283 , 521 " , " 800 , 600 , 983 , 900 " , " 244 , 244 , 1,032 , 296 " BIR “ , 

( 4 ) " के रूप में पढ़ें । 


66 


, 


ग ) पृष्ठ 243 , 244 और 245 – सारणियों के ऊपर टिप्पण सं . # 16 : वस्तु सूचियां , टिप्पण सं . 20 : अन्य 

आय और टिप्पण सं . 23 : अन्य व्यय में " ( लाख रुपए में ) ” शब्द मुद्रित नहीं हुए हैं और उन्हें अब 
" ( लाख रुपए में ) ” शब्दों के रूप में दायीं ओर पढ़ें । 


12. पृष्ठ 245- टिप्पण सं . # 23 : अन्य व्यय की सारणी में , 


क ) 


बिन्दु ञ ) में , “ अन्य कार्यालय ” शब्द दो पंक्तियों में मुद्रित हुए हैं और उन्हें अब एकसाथ एक ही पंक्ति में 


पढ़ें । 


ख ) स्तंभ ( 1 ) के कुछ वर्णनों के सामने स्तंभ ( 2 ) और ( 3 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं है और वे 

वर्णनों के नीचे मुद्रित हुए हैं और इसलिए सही आंकडों को निम्नानुसार पढ़ें 


i ) “ अ ) अन्य कार्यालय ” , “ ट ) उद्दिष्ट निधियों से संदाय ” , “ ठ ) जीएसटी व्यय ” , “ ड ) संदेहास्पद 

अग्रिमों के लिए प्रावधान ” , “ ढ ) पूर्व अवधि व्यय ” और “ ण ) अन्य व्यय ” के लिए 31 मार्च , 2020 
और 2019 को यथाविद्यमान आंकड़ों को क्रमश : " 37 , 39 " , " 36 , 35 " , " 1039 , 1,213 " , 
4 " , " 564 , 1,084 ” और “ 1,245 , 1,893 " के रूप में पढ़ें । 


14 


2 


13. पृष्ठ 248 - बिन्दु सं . 25 , कर्मचारियों के फायदे में , “ संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदे 
उपलब्ध कराए हैं " शब्द दो पंक्तियों में मुद्रित हुए हैं , जिन्हें अब एकसाथ एक पंक्ति में पढ़ें । 


14. पृष्ठ 248 और 249 - सारणी में बिन्दु सं . 25.01 - उपदान योजना के ब्यौरे - 


क ) स्तंभ ( 1 ) में क्रम सं . 2 , 3 , 5 और 6 “ योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन " , “ योजना आस्तियों 

के उचित मूल्य का सुमेलन और दायित्व " , " निवेश ब्यौरे " और " अनुमान " शब्दों के नीचे मुद्रित हुए हैं , 
जिन्हें अब क्रमश : " योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन " , " योजना आस्तियों के उचित मूल्य 
का सुमेलन और दायित्व " , " निवेश ब्यौरे " और " अनुमान " शब्दों के सामने पढ़ें । 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC.4 ] 


ख ) स्तंभ ( 2 ) के कुछ वर्णनों के सामने स्तंभ ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) और ( 6 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं है 

और वे वर्णनों के नीचे मुद्रित हुए हैं और इसलिए सही आंकडों को निम्नानुसार पढ़ें 


i ) “ क . वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य ” , “ ख . योजना आस्तियों पर प्रत्याशित 

आय ” , “ ग . बीमांकिक अभिलाभ / ( हानि ) ” , “ घ . संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय ” , “ ङ . संदत्त 
फायदे ” और “ च . वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य " के लिए वर्ष 2019-20 , 
2018-19 , 2017-18 , 2016-17 हेतु योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन से 
संबंधित क्रम सं . 2 के अधीन आंकडों को क्रमश : " 3,513 , 2,277 , 2,325 , 2,292 " , " 303 , 


188 , 165 , 183 " , " ( 57 ) , 4 , 6 , 2 " , " 961 , 1,045 , 84 , 132 " , " ( 549 ) , ( 1 ) , ( 303 ) , 
( 284 ) ” और “ 4,171 , 3,513 , 2,277 , 2,325 ” के रूप में पढ़ें । 


ii ) “ क . बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य ” , “ ख . योजना आस्तियों का उचित मूल्य ” और “ ग . तुलन पत्र 

आस्ति / ( दायित्व ) में मान्यता प्रदान की गई रकम " के लिए वर्ष 2019-20 , 2018-19 , 
2017-18 , 2016-17 हेतु योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन से संबंधित क्रम सं . 3 
के अधीन आंकडों को क्रमश : " 4,003 , 3,905 , 3,298 , 2,510 " , " 4,171 , 3,513 , 2,277 , 
2,325 ” और “ 168 , ( 392 ) , ( 1,021 ) , ( 185 ) ” के रूप में पढ़ें । 


iii ) “ क . बट्टा दर ( प्रतिवर्ष ) ” , “ ख . योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर ( प्रतिवर्ष ) ” , “ ग . वेतन 

में वृद्धि की दर " , “ घ . संनिघर्षण दर ” और “ ङ . नश्वरता सूची ” के लिए वर्ष 2019-20 , 
2018-19 , 2017-18 , 2016-17 हेतु अनुमानों से संबंधित क्रम सं . 6 के अधीन आंकडों को 
क्रमश : " 6.75 % , 7.62 % , 7.65 % , 7.45 % " , " 7.62 % , 7.65 % , 7.45 % , 7.45 % " , " मूल 
3 % : डीए 6 % , मूल 3 % : डीए 6 % " , " मूल 3 % : डीए 6 % , मूल 3 % : डीए 6 % " , " 2 % , 
2 % , 2 % , 5 % " और " आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा , आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा , 
आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा , आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा ” के रूप में पढ़ें । 


15. पृष्ठ 250 


क ) 


सारणी के बिन्दू सं . 25.3 , कर्मचारी फायदे ( जारी .. ) में , छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरों में स्तंभ ( 1 ) में 
क्रम सं . 2 और 3 “ योजना आस्तियों के उचित मूल्य का सुमेलन ” और “ वर्ष के दौरान मान्यता प्रदान 
किए गए व्यय " शब्दों के नीचे मुद्रित हुए हैं और अब उन्हें क्रमश : “ योजना आस्तियों के उचित मूल्य 
का सुमेलन " और " वर्ष के दौरान मान्यता प्रदान किए गए व्यय " शब्दों के सामने पढ़ें । 


ख ) सारणी के बिन्दू सं . 25.3 , कर्मचारी फायदे ( जारी .. ) में , छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरों में स्तंभ ( 2 ) के कुछ 

वर्णनों के सामने स्तंभ ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) और ( 6 ) के आंकडे उचित रूप से सुमेलित नहीं है और वे वर्णनों 
के नीचे मुद्रित हुए हैं और इसलिए सही आंकडों को निम्नानुसार पढें- 
. “ क . बाध्यता का वर्तमान मूल्य ” और “ ख . तुलन - पत्र आस्ति / ( दायित्व ) में मानी गई रकमें " के 

लिए वर्ष 2019-20 , 2018-19 , 2017-18 , 2016-17 हेतु योजना आस्तियों और बाध्यताओं 
के उचित मूल्य के सुमेलन से संबंधित क्रम सं . 2 के अधीन आंकडों को क्रमश : " 5,535 , 5,104 , 
4,137 , 3,873 ” और “ ( 5,535 ) , ( 5,104 ) , ( 4,137 ) , ( 3,873 ) " के रूप में पढ़ें । 


ii . 


“ क . चालू सेवा लागत ” , “ ख . ब्याज लागत ” , “ ग . बीमांकिक ( अभिलाभ ) / हानि ” और “ घ . वर्ष के 
दौरान माने गए व्यय ” के लिए वर्ष 2019-20 , 2018-19 , 2017-18 , 2016-17 के दौरान 
माने गए व्ययों से संबंधित क्रम सं . 3 के अधीन आंकडों को क्रमश : " 410 , 221 , 182 , 399 " , 


[ भाग III— खण्ड 4 ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


7 


“ 374 , 301 , 274 , 227 ” , “ 39 , 851 , 188 , 127 , 3Ì “ 823 , 1,373 , 644 , 753 ” + 64 
में पढ़ें । 


iii . 


“ ख . वेतन में वृद्धि की दर ” के लिए वर्ष 2019-20 , 2018-19 , 2017-18 , 2016-17 हेतु 
अनुमानों से संबंधित क्रम सं . 4 के अधीन आंकडों को " मूल 3 % : डीए 6 % , मूल 3 % : 
डीए 6 % , मूल 3 % : डीए 6 % , मूल 3 % : डीए 6 % ” के रूप में पढ़ें । 

राकेश सहगल , कार्यकारी सचिव 


[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 425 / 2020-21 ] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 


( Set up by an Act of Parliament ) 


CORRIGENDUM 


New Delhi , the 24th December , 2020 


No. 1 - CA ( 5 ) /71A/2020.—In the Notification No.1 - CA ( 5 ) / 71 / 2020 dated 30th September , 2020 published in 
Part III- Section 4 of the Gazette of India , Extraordinary No.406 dated 30th September , 2020 of the Institute of 
Chartered Accountants of India containing Annual Report and Audited Accounts of the Institute for the year ended 
31st March , 2020 , certain formatting / alignment errors were noticed in English version . These errors as per details 
given below , are hereby rectified by way of this Corrigendum : 


1. Page 228- In the table for Balance Sheet , 


a ) Serial no I in column ( 1 ) is appearing above the words " SOURCES OF FUNDS ” , and the same be now 

rcad against the words " SOURCES OF FUNDS " , 


b ) Below the table for Balance Sheet , 


i ) 


The name of the President is appearing in two lines , and the same be now read together in one line . 


ii ) The registration number of the Firm Ravi Rajan & Co LLP is appearing in next line , and the same be 

now read together with the words “ Firm registration number ” . 


2. Page 229- Below the table for Statement of Income and Expenditure , the words , " For and on behalf of the 

Council ” are appearing in two lines and the same be now read together in one line . 


3. Page 230- In the table for Cash Flow Statement , 
a ) Serial Nos . II and III in column ( 1 ) appcaring against the words “ Sale / redemption / ( purchase ) of current 

investments " and " Other Fund received / utilisation ) " are below the designated places and the same be 
now read against the words “ Cash Flow from Investing Activities ” and “ Cash Flow from Financing 
Activities respectively . 


b ) Below Serial No.III , the words “ Net Increase / ( Decrease ) in cash and cash equivalents ( A + B + C ) ” are 

appearing in two lines , and the same be now read together in one line . 


c ) The figures in columns ( 3 ) and ( 4 ) against some of descriptions in column ( 2 ) are not aligned properly 

and are appearing below the description and therefore , the correct figure be read as under : 
i ) The figures under Serial No.I- Cash Flow from operating activities for the year ended March 31 , 

2020 and 2019 for “ Net surplus after prior period adjustments ” , “ Depreciation and amortisation 
expense ” , “ Provision no longer required written back ” , “ Provision for doubtful advances ” , “ Interest 
Income ” , “ Admission fees from members directly allocated to reserves " and " Operating surplus 
before Working Capital changes " be read as “ 29,919 , 28,339 " , " 3,392 , 2,688 " , " ( 255 ) , ( 445 ) " , " - , 4 " , 
" ( 13,523 ) , ( 11,332 ) " , " 604 , 387 " and " 20,137 , 19,641 " respectively . 


ii ) 


The figures under Serial No.I- Changes in working capital : Adjustments for increase ) / decrease in 
operating assets and Adjustments for increase / ( decrease ) in operating liabilities for the year ended 
March 31 , 2020 and 2019 for “ Inventories ” , “ Long term loans and advances ” , “ Short term loans and 
advances ” , and Other long term liabilities ” , “ Long term provisions " , " Trade payables " , " Other 
Current liabilities ” , “ Short term provisions ” , “ Income tax ( paid ) / received ( net ) ” and “ Cash 
generated from operating activities ( A ) ” be read as “ ( 1 ) , 601 ” , “ ( 198 ) , 216 ” , “ ( 1,579 ) , ( 585 ) ” , “ 521 , 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC.41 


372 ” , “ 3,684 , 2,350 ” , “ 1,067 , 900 ” , “ ( 3815 ) , ( 218 ) " , " ( 669 ) , 321 ” , “ ( 214 ) , ( 252 ) ” and “ 18,933 , 
23,346 ” respectively . 


iii ) 


The figures under Serial No. II- Cash Flow from Investing Activities for the year ended March 31 , 
2020 and 2019 for “ Sale / redemption / ( purchase ) of non - current investments ” , “ Sale / redemption / 
( purchase ) of current investments ” , “ Capital expenditure on Property , Plant and Equipment " , 
" Proceeds from sale of Property , plant and Equipment ” , “ Decrease in earmarked and other funds " , 
" Interest Income received " and " Cash ( used in investing activities ( B ) " be read as " 8,420 , 
( 41,642 ) " , " ( 3,092 ) , ( 2,411 ) " , " ( 7,001 ) , ( 4,273 ) " , " 646 , 271 " , " ( 29,726 ) , 16,765 " , " 11,752 , 9,820 " 
and “ ( 19,001 ) , ( 21,470 ) " respectively , 


iv ) 


The figures under Serial No.III- Cash Flow from Financing Activities for the year ended March 31 , 
2020 and 2019 for " Contribution received " , " Other fund received / ( utilisation ) " and " Cash from 
financing activities ( C ) " be read as “ 154 , 27 ” , “ ( 50 ) , ( 15 ) " and “ 104 , 12 " respectively . 


v ) The figures below Serial No. III , for the year ended March 31 , 2020 and 2019 for “ Net 

Increase / ( Decrease ) in cash and cash cquivalents ( A + B + C ) " , " Cash and Cash Equivalents at 
beginning of the year " and " Cash and Cash equivalents at closing of the year " be read as " 36 , 

1,888 ” , “ 8,712 , 6,824 ” and “ 8,748 , 8,712 ” respectively . 
d ) Below the table , the membership number of auditor of Ravi Rajan & Co LLP is appearing in next line , 

and the same be now read together in one line with the word “ Partner ” . 


לל , 


4. Page No.235- Above the table , Note # 3 Reserves and Surplus , the words , " Notes forming part of the Financial 

Statements ” are appearing after the words “ The Institute of Chartered Accountants of India ” in one line and 
the same be now read in next line . 


5. Page 236 


a ) Above the table , Note # 4 Earınarked Funds , the words , " Notes forming part of the Financial Statements 

are appearing after the words “ The Institute of Chartered Accountants of India ” in one line , and the same 
be now read in next line . 


b ) Above the table , Note # 5 : Other Long - Term Liabilities , the words “ The Institute of Chartered 

Accountants of India ” are appearing in two lines , and the same be now read together in one line . 


c ) Above the table , Note # 5 : Other Long - Term Liabilities , the words “ Notes forming part of the Financial 

Statements ” are appearing in two lines , and the same be now read together in one line . 


Page 237- Above the table , Note # 6 : Provisions , the words “ ( * in Lakhs ) " are not appearing above the figures , 
and the same be now read as “ ( in Lakhs ) ” . 


7. Page 238- In the table Note # 9 , the words “ Gross Block ” are not appearing , and the same be now read after 

the words “ Property , Plant and Equipment ” . 


8. Page 239- For the table , Note # 10 : Intangible Assets 


a ) 


Above the table , the words " in Lakhs ) " arc appearing at centre , and the same be now read on 
right side 


b ) The words " Transfers / Deletions “ are appearing after the words “ Additions ” , and the same be now 

read in next line . 


c ) the figures in columns ( 2 ) and ( 3 ) against some of the descriptions in column ( 1 ) are not aligned 

properly and are appearing below the description and therefore the correct figure be read as under : 
i ) The figures under the Head " Amortisation at the beginning of the year " as at March 31 , 2020 

and 2019 against the words “ Transfers / Deletions ” be read as “ - , 13 " respectively . 
9. Page 240- Table , Note # 12 : Investments 
a ) Above the table , the words “ ( in Lakhs ) " are not appearing , and the same be now read as “ ( in 

Lakhs ) " on right side . 
b ) Under Point No. A , the words “ Book Value ( A ) ” , “ Market Value ” and “ Unquoted ( Book value ) ” are 

appearing in two lines , and the same be now read together in one line respectively . 
c ) For Point No.A- Central Government Securities , the figures in columns ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) against 

some of the descriptions in column ( 1 ) are not aligned properly and are appearing above the 
description and therefore the correct figure be read as under : 


[ HTT III — QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


i ) 


The figures , for Non - Current and Current as at March 31 , 2020 and 2019 for " Book Value 
( A ) ” , “ Quoted ” and “ Unquoted ( Book Value ) " be read as “ 57,730 , 61,305 , 2,508 , 
“ 2,571 , 6,109 , 2,517 , - " , and " 55,200 , 55,200 , - , - " respectively , 


d ) 


Under Point No.B , State Government Securities , the words “ 8.18 % Andhra Pradesh SDL 2020 ” and 
" SGS ( 1 ) " are appearing in two lines , and the same be now read together in one line respectively . 


For Point No.B- State Government Securities , the figures in columns ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) against 
some of the descriptions in column ( 1 ) are not aligned properly and are appearing above the 
description and therefore the correct figure be read as under : 


i ) The figures , for Non - Current and Current as at March 31 , 2020 and 2019 against the words 

“ 1. 07.86 % Rajasthan Uday 2019 ” , “ 2. 8.01 % Rajasthan Uday SDL 2020 ” , “ 3. 8.18 % 
Andhra Pradesh SDL 2020 ” , “ 4. 8.20 % Punjab SDL 2019 ” , “ 5. 8.39 % Rajasthan Uday 
Bond 2021 ” , “ 6. 8.39 % Rajasthan Uday SDL 2022 ” , “ 7. 8.44 % Uttar Pradesh Uday 2023 ” , 
" 8. 8.45 % Karnataka SDL 2024 " , " 9. 8.45 % Karnataka SDL 2024 " , " 10 , 8.45 % Punjab 
SDL 2023 ” , “ 11. 8.49 % Andhra Pradesh P SDL 2020 ” , “ 12. 8.62 % Maharashtra SDL 
2023 ” , “ 13. 8,75 % West Bengal GS 2022 " , " 14 . 8,85 % Punjab SDL 2019 " and " SGS ( 1 ) 
be read as “ - , - , - , 2910 " , " - , 2,497 , 2.499 , - " , " - , 1,506 , 1,501 , - " , -- 1,003 " , " 3,836 , 
3,870 , - , - " , " 1,518 , 1,527 , - , - " , " 1,003 , 1,004 , - , - " , " 3,048 , 3,058 , - , - " , " 2,032 , 2,038 , - , 
- " , " 2,543 , 2,557 , - , - " , " , 1,510 , 1,501 , - " , 508 , 511 , - , - " , " 506 , 510 , - , 

1,004 " 
and “ 14,994,20,588,5,501,4,917 * respectively . 
10. Page 241- Table for Note # 12 : Investments 
a ) Above the table , the words “ ( in Lakhs ) " are not appearing , and the same be now read as “ ( in Lakhs ) " 

on right side . 


b ) 


In table , below Sl.No.41 , the words “ SGS ( ii ) ” are appearing in two lines , and the same be now read 
together in one line . 


11. Page 242 


a ) Above the table , the words “ ( in Lakhs ) ” are not appearing , and the same be now read as “ ( in 

Lakhs ) " on right side . 


b ) In the table for Note # 14 : Loans and Advances , the figures in columns ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) against 

some of the descriptions in column ( 1 ) are not aligned properly and are appearing below the 
description and therefore the correct ſigure be read as under : 


i ) The figures for Non - current and Current as at March 31 , 2020 and 2019 for “ c ) Input Tax 

Credit ” , “ d ) Plan assets for Gratuity ( Net of obligation ) " , " e ) GST on advances 
received from members ” , “ f ) i ) Loans and advances to employees " , " ii ) other 
receivables " and " Provision for doubtful receivables “ be read as " - , - , 2,032 , 1,230 " , 
" - , - , 168 , - " , - , - , 283 , 521 " , -800 , 600 , 983 , 900 " , 244 , 244 , 1,032 , 296 " and “ , - , 
- ( 4 ) " respectively . 


c ) Pages 243 , 244 and 245 -Above the tables Note # 16 : Inventories , Note # 20 : Other Income and Note # 23 : 

Other expenses , the words “ ( in Lakhs ) " are not appearing , and the same be now read as “ ( * in Lakhs ) " 
on right side respectively . 


12. Page 245- In the table Note # 23 : Other Expenses , 


a ) 


in point ) , the words -Other offices are appearing in two lines , and the same be now read together 
in one line . 


b ) 


the figures in columns ( 2 ) and ( 3 ) against some of descriptions in column ( 1 ) are not aligned 
properly and are appearing above the description and therefore , the correct figure be read as under : 
i ) The figures for the year ended March 31 , 2020 and 2019 for " j ) Other offices ” , “ k ) 

Payments from earmarked funds ” , “ 1 ) GST expenses ” , “ m ) Provision for doubtful 
advances ” , “ n ) Prior period expenses ” and “ o ) Other expenses ” be read as “ 37 , 39 ” , “ 36 , 
35 ” , “ 1,039 , 1,213 ” “ - , 4 ” , “ 564 , 1,084 ” , “ 1,245 , 1,893 ” respectively . 


13. Page 248- Point no . 25. Employee Benefits , the words “ The Institute has provided the following defined 

benefits plans to its employees are appearing in two lines , and the same be now read together in one line . 
14. Page 248 and 249- In the Table , Point No.25.1- Details of the Gratuity Plan 


a ) Serial Nos . 2,3 , 5 and 6 in column ( 1 ) are appearing below the words “ Change in fair value of plan 

assets ” , “ Reconciliation of fair value of plan assets and obligations " , " Investment details " and 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC.41 


“ Assumptions ” , and the same be now read against the words “ Change in fair value of plan assets ” , 
“ Reconciliation of fair value of plan assets and obligations ” , “ Investment details ” and “ Assumptions ” 
respectively . 


b ) the figures in columns ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , and ( 6 ) against some of the descriptions in column ( 2 ) are not aligned 

properly and are appearing below the description and therefore the correct figure be read as under : 


i ) 


The figures under Serial No.2 , Change in fair value of plan assets for 2019-20 , 2018-19 , 2017-18 
and 2016-17 for “ a . Fair value of plan assets as at beginning of the year " , " b . Expected return on 
plan assets ” , “ c . Actuarial gain / ( loss ) ” , “ d . Contributions made by the Institute ” , “ e . Benefits paid " 
and “ f . Fair value of plan assets as at end of the year “ be read as “ 3,513 , 2,277 , 2,325 , 2,292 " , " 303 , 
188 , 165 , 183 " , " ( 57 ) , 4 , 6 , 2 " , " 961 , 1.045 , 84 , 132 " , " ( 549 ) , ( 1 ) , ( 303 ) , ( 284 ) " and " 4,171 , 3,513 , 
2,277 , 2,325 ” respectively . 
The figures under Serial No.3 , Reconciliation of fair value of plan assets and obligations for 2019 
20 , 2018-19 , 2017-18 and 2016-17 for “ a . Present value of obligation ” , “ b . Fair value of plan assets " 
and " c . Amount recognised in the balance sheet Asset / ( Liability ) " be read as “ 4,003 , 3,905 , 3,298 , 
2,510 ” , “ 4,171 , 3,513 , 2,277 , 2,325 " and " 168 , ( 392 ) , ( 1,021 ) , ( 185 ) " respectively , 


ii ) 


לל , 


iii ) The figures under Serial No.6 , Assumptions for 2019-20 , 2018-19 , 2017-18 and 2016-17 for " a . 

Discount rate ( per annum ) ” , “ b . Estimated rate of return on plan assets ( per annum ) " , " c . Rate of 
escalation in salary ” , “ d . Attrition rate ” and “ e . Mortality table ” be read as “ 6.75 % , 7.62 % , 7.65 % , 
7.45 % ” , “ 7.62 % , 7.65 % , 7.45 % , 7.45 % ” , “ Basic 3 % : DA 6 % , Basic 3 % : DA 6 % , Basic 3 % : DA 
6 % , Basic 3 % : DA 6 % " , " 2 % , 2 % , 2 % , 5 % " and " IAL 2012-14 Ultimate , IAL 2012-14 Ultimate , 

TAL 2006-08 Ultimate , IAL 2006-08 Ulțimate ” respectively . 
15. Page 250 


a ) In the Table , Point No.25.3 , Employee Benefits ( Contd ... ) Details of Leave encashment , Serial Nos . 2 , 3 in 

column ( 1 ) are appearing below the words “ Reconciliation of fair value of plan assets and obligations " and 
“ Expenses recognised during the year ” , and the same be now read against the words “ Reconciliation of fair 
value of plan assets and obligations ” and “ Expenses recognised during the year ” respectively . 


b ) In the Table , Point No.25.3 , Employee Benefits ( Contd ... ) Details of Leave encashment , the figures in 

columns ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , and ( 6 ) against some of the descriptions in column ( 2 ) are not aligned properly and are 
appearing below the description and therefore the correct figure be read as under : 


i . The figures under Sl . No.2 , Reconciliation of fair value of plan assets and obligations for 

2019-20 , 2018-19 , 2017-18 and 2016-17 for " a . Present value of obligation " , and " b . 
Amount recognised in the Balance Sheet Asset / ( Liability ) " be read as " 5,535 , 5 , 104 , 4,137 , 
3,873 " and " ( 5,535 ) , ( 5,104 ) , ( 4,137 ) , ( 3,873 ) " respectively . 


ii . The figures under Sl.No.3 , Expenses recognised during the year for 2019-20 , 2018-19 , 

2017-18 and 2016-17 for “ a . Current service cost ” , “ b . Interest cost ” , “ C. Actuarial 
( gain ) / loss ” and “ d . Expenses recognised during the year ” be read as “ 410 , 221 , 182 , 399 ” , 
" 374 , 301 , 274 , 227 ” , “ 39 , 851 , 188 , 127 ” , and “ 823 , 1,373 , 644 , 753 " respectively . 


iii . The figures under Sl.No.4 , Assumptions for 2019-20 , 2018-19 , 2017-18 and 2016-17 for 

“ b . Rate of escalation in salary ” , be read as “ Basic 3 % : DA 6 % , Basic 3 % : DA 6 % , 
Basic 3 % : DA 6 % , Basic 3 % : DA 6 % ” . 


RAKESH SEHGAL , Acting Secy . 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 425 / 2020-21 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR Digitally signed by MANOJ 


KUMARVEAMA 
Dale : 2020.12.29 11:22:16 


VERMA 


+05 : 30 


